निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 513 ) 


8 वैशाख 1937 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 28 अप्रील 2015 


सं0 11 / आ0 - 4 - आoनी0 - 03 / 2000 सा0प्र0 - 6081 

सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रेषक , 


राजेन्द्र राम , 

सरकार के अपर सचिव । 
सेवा में , 

सभी प्रधान सचिव / सचिव । 
सभी विभागाध्यक्ष । 
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त । 
सभी जिला पदाधिकारी । 
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना । 
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग , पटना । 
सचिव , केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना । 
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद , पटना । 
सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति , पटना । 
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना । 
सचिव , बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना । 

___ पटना - 15, दिनांक 22 अप्रील 2015 
विषय : 

निःशक्त व्यक्ति ( समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम , 1995 की धारा - 47 
( 2 ) के प्रावधानों के तहत् विकलांग कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी शर्तों से 

विमुक्ति के संबंध में । 
महोदय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण ( मोतिहारी ) 
के पत्रांक - 219 दिनांक 19.11.2014 के द्वारा समूह - " ग " के विकलांग कर्मी को कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता 
संबंधी शर्त से विमुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन की माँग की गई है । 

निःशक्त व्यक्ति ( समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम , 1995 की धारा - 47 ( 2 ) में 
" No promotionshall be denied to a person merely onthe ground of his disability . " का प्रावधान 


बिहार गजट ( असाधारण), 28 अप्रील 2015 
है । जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी ) से प्राप्त समूह ग के कर्मी को कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता 
संबंधी शर्त से विमुक्ति संबंधी प्रस्ताव की निःशक्त व्यक्ति ( समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी ) 
अधिनियम, 1995 की उपरोक्त धारा के आलोक में समीक्षा की गई तथा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निम्न प्रकार 
के विकलांगता से ग्रसित कर्मी कम्प्यूटर पर कार्य करने में समक्ष नहीं हो सकते हैं : 

( क ) पूर्णतः दृष्टि विकलांग (पूर्ण अंधेपन से ग्रसित ) कर्मी तथा 
( ख ) एक हाथ अथवा दोनों हाथ से विकलांग की । 

अतः सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि ष्टि विकलांग (पूर्ण अंधेपन से ग्रसित ) तथा एक 
हाथ अथवा दोनों हाथ से विकलांग कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी शत्रों से विमुक्ति 
प्रदान की जाय । 

विश्वासभाजन, 

राजेन्द्र राम, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 513-571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


